रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


1 - 11: 

. . . . 


.. 


. 


+ RM 


- : 


: 


भारतको राजपत्र 


समामेब - जगन 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


स. 


सं . 141 ] 
No. 141 ] 


_ 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 28 , 2013 / आषाढ़ 7 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 28, 2013/ASHADHA 7, 1935 


नई दिल्ली,शक्रवार, जुन 28,2013 1आषाढ़3, 125 .. 


गृह मंत्रालय 


शुद्धि पत्र 

नई दिल्ली 28 जून, 2013 
सं . 45013 / 9 / 2009 / कार्मिक - 1. - केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ ) में रिक्त वर्ष 2013 में 
सहायक कमाण्डेंट / कार्यकारी के पदों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित की जाने 
वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की नियमावली जिसे 15 जून, 2013 को भारत के असाधारण राजपत्र के 
भाग II , खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया, में संशोधन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है: 


(1) नियम 13(1) परिशिष्ट - II को ऐसे पढे : 
शारीरिक मानदण्ड : उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं 
पुरूष 

महिला 
लंबाई 165 से.मी . (सामान्य एवं अनुसूचित जाति ) 157 से. मी.( सामान्य एवं अनुसूचित जाति ) 
_ 162.5 से. मी , ( अनुसूचित जनजाति ) 

154 से. मी , ( अनुसूचित जनजाति ) 
उपरोक्त संशोधन श्री थोलू रॉकी द्वारा दायर रिट पेटीसन संख्या 9085 / 2011 पर माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली 
द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.07. 2012 एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 9619 / 2013 के आदेश दिनांक 
06.05. 2013 के अनुसार किया जा रहा है । 

हरीश चन्दर ,, उप सचिव ( कार्मिक. I) 
2843 GI/ 2013 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 28th June, 2013 
No. 45013 /9 / 2009 - Pers.I. — The amendments to the subject examination rules for Limited Departmental 
Competitive Examination to be held by the Union Public Service Commission in 2013 for the purpose of filling 
vacancies of Assistant Commandants ( Executive ) in Central Industrial Security Force (CISF ) for the vacancy year 
2013 published in Part I, Section 1 of the Extra -ordinary Gazette of India , dated 15th June, 2013 are published 
for general information: 
( 1 ) Rule 13 (1 ) appendix - II may be read as under : 
( 1) Physical Standards : The Minimum requirements for the candidate are as follows : 
Men 

Women 
Height 

165 cms (Gen & SC ) 157 cms (Gen & SC ) 
162 .5 cms (ST) 

154 cms ( ST ) 
This issues in compliance of directions passed by Hon ble High Court of Delhi in WP No. 9085 / 2011 filed 
by Shri Tholu Rocky vide judgment order dated 23 .07 .2012 , subsequently upheld by the Hon ble Supreme Court 
vide order dated 06 .05 .2013 in SLP No . (CC . 9619 /2013 ). 

HARISH CHANDER , DY. Secy . (Pers .I) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


